रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L - 33004 / 99 


+ 


सामेषजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 127 ] 
No. 127 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 17 , 2011 / ग्येष्ठ 27 , 1933 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011 /JYAISTHA 27, 1933 


. 


. 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ ( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 17 जून , 2011 

सं. 55 ( आर. ई.- 2010 )/ 2009- 2014 
विषय : विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ कपास के 10 लाख गट्टे ( 1,70 ,000 मीट्रिक टन ) की अतिरिक्त मात्रा के लिए 

संविदा के पंजीकरण हेतु शर्ते और प्रक्रियाएं । 

फा . सं. 01 / 91 / 180 / 1194 / एएम 10 /निर्यात प्रकोष्ठ. - समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के 
पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महानिदेशक , विदेश व्यापार , एतद्द्वारा, कपास के 10 लाख गट्ठों (1 , 70 , 000 
मीट्रिक टन ) के निर्यात की निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करते हैं । आईटीसी ( एचएस ) कोड 5201 तथा 5203 के तहत कपास के निर्यात के 
लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन वर्तमान कपास वर्ष, 2010 - 11 (1 - 10- 2010 से 
30- 9- 2011 तक ) के दौरान अधिसूचना सं. 57 ( आर ई- 2010 )/2009 - 2014, दिनांक 9 जून , 2011 में अब कपास के 65 लाख गट्ठों के निर्यात 
की अनुमति दी गई है । 

2. 65 लाख गट्ठों की उपर्युक्त मात्रा में से 55 लाख गट्ठों का आबंटन वस्त्र आयुक्त , मुम्बई द्वारा अक्तूबर 2010 में और 
तत्पश्चात् विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जनवरी , 2011 में पहले ही कर दिया गया है । तद्नुसार कपास के शेष 10 लाख गट्ठों 
( 1, 70 , 000 मीट्रिक टन ) के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्रमाण - पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए 
जाते हैं । 

3. पंजीकरण प्रमाण - पत्र हेतु आवेदन ( सिर्फ ई- मेल द्वारा ) भेजे जाएँ । ई -मेल भेजने का पता cottonexport -dgit @ nic.in है। ऐसे 
आवेदन सोमवार 20 जून , 2011 को 12 बजे दोपहर से शनिवार 25 जून , 2011 को अपराह्न 5 बजे के बीच भेजे जा सकते हैं । ई- मेल का प्रपत्र 
अनुलग्नक -I में दिया गया है । 


4. निम्नलिखित मानदंड के अनुसार आबंटन किया जाएगा. 
(i) आवेदक ने विगत दो कपास वर्षों ( 1 अक्तूबर से 30 सितम्बर) 2008 - 09 और 2009 - 10 में से किसी वर्ष में कपास का निर्यात 

किया है । 


2299 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1] . 


- 


- 


- 


pape 


- 


( ii ) 4250 मीट्रिक टन प्रति आईईसी ( 25 , 000 गट्ठों के बराबर ) की अधिकतम सीमा और 100 मीट्रिक टन प्रति आईईसी फ्लोर की 

सीमा के साथ यथानुपात आधार पर आबंटन किया जाएगा। ( 100 मीट्रिक टन 4 कंटेनर वजन के बराबर होगा, यदि कपास के 
एक मानक गट्टे में 170 किग्रा. वजन है, तो ऐसे 150 गट्टे लगभग 25 मीट्रिक टन अथवा 1 कंटेनर वजन के बराबर होंगे , 

इसलिए 600 गढ़े 4 कंटेनर वजन के होंगे ) ; 
(iii) कोई आवेदक उस मात्रा के लिए आवेदन कर सकता है जो विगत दो कपास वर्षों ( 2008 -2009 और 2009 -2010 ) में उसके 

द्वारा किये गये कपास के निर्यात की अधिक मात्रा है , परन्तु यह 4250 मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा के मद्दे होगा । सभी 

आवेदन मीट्रिक टन ( एमटी ) में होने चाहिएं । 
5. क्षेत्रीय प्राधिकारियों से पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया . - आबंटन ( उपर्युक्त पैरा 4 में दिए गए विवरण के अनुसार ) किए 
जाने के बाद , आवेदकों को पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ( आरए) को 
निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : 

( क ) निर्यात संविदा की प्रतिलिपि के साथ पुष्ट एवं अपरिवर्तनीय साख पत्र ( एलसी ) की एक प्रति ( यह उल्लेखनीय है कि किसी 

विशेष फर्म के नाम साख पत्र खोले जाने के बाद , इसे अन्य फर्म के नाम से अंतरित अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता है ) 
अथवा 

100% अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में संबंधित विदेशी क्रेता से प्रेषित धन की पावती दर्शाते हुए बैंक से 

एफ आई आर सी 
अथवा 

न्यूनतम 25 % अग्रिम भुगतान और शेष सुपुर्दगी के मद्दे रोकड ( सीएडी ) । 
( ख ) फर्म के पत्र शीर्ष पर अनुलग्नक - II में दिए गए प्रपत्र में घोषणा/वचनबद्धता । 
( ग ) आई ई सी की प्रति । 

ये दस्तावेज अनुलग्नक -III में उल्लिखित अवधि के भीतर जमा करने होंगे । 
6. पंजीकरण प्रमाण- पत्र जारी करना : --प्राप्त किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करने के बाद और यदि योग्य पाए जाएं तो आवेदक 
को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ( आरए ) द्वारा पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी किया जाएगा । ऐसी पंजीकृत संविदाओं के प्रति निर्यात 15 सितम्बर , 
2011 तक पूरे किए जाएंगे । 

7. दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफलता. -- जो आवेदक निर्धारित समय के भीतर अनुबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहते 
हैं अथवा जहाँ दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो उस आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । वे इसके बाद के आबंटन के अपने अधि 
कार से वंचित हो जाएंगे । 

8. आवेदक फर्म का नाम डी ई एल में नहीं होना चाहिए.--- फर्मे जिनके नाम अस्वीकृत फर्म ( एन्टीटी ) सूची ( डी ई एल ) में 
हैं उन्हें निर्धारित तारीख से पहले डी ई एल से अपना नाम हटाना होगा , ऐसा न होने पर उन्हें पंजीकरण प्रमाण -पत्र जारी नहीं किया जाएगा । 

१. निर्यात में असफल रहने पर दण्ड. -- निर्धारित समय के भीतर आबंटित मात्रा का निर्यात करने में असफल रहने पर अगले 
आबंटन पर रोक लगा दी जाएगी । इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार ( डी एण्ड आर ) अधिनियम की धारा 11 ( 2 ) के अनुसार दाण्डिक 
कार्रवाई भी जाएगी । सुलभ संदर्भ हेतु धारा 11( 2 ) नीचे दी गई है : 

" 11 ( 2 ) जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम या नियमों या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश अथवा विदेश व्यापार नीति के 
प्रावधानों का उल्लंघन करके कोई निर्यात अथवा आयात करता है अथवा बढ़ावा देता है अथवा प्रयास करता है तो वह दण्ड का पात्र 
होगा जो कि दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और माल अथवा सेवाओं अथवा प्रोद्योगिकी के मूल्य से पाँच गुना अधिक नहीं होगा 

जो भी अधिक हो जिसके लिए उल्लंघन किया गया है अथवा करने का प्रयास किया गया है । 
10. घटनाक्रम, — आवेदनों के लिए प्रक्रिया आर सी जारी करने और निर्यात के लिए कैलेण्डर अनुलग्नक - III में दिया गया है । 

11. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव .--- 9 - 6- 2011 की अधिसूचना सं. 57 के जरिए मौजूदा कपास वर्ष में कपास के निर्यात 
पर सीमा को 55 लाख गट्ठों से बढ़ाकर 65 लाख गट्ठा कर दिया गया है । 10 लाख गट्ठों की इस अतिरिक्त मात्रा के आबंटन के लिए उपयुक्त 
प्रक्रियानिर्धारित की गई है । 

अनुप के . पूजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 
सार्वजनिक सूचना सं. 

( आर ई - 2010 ) 2009 - 2014 दिनांक जून , 2011 का अनुलग्नक -I 
cottonexport-dgft @ nic.in को ई- मेल से आवेदन भेजने के लिए नमूना प्रपत्र 
ई - मेल का विषय शीर्षः आई ई कोड - फर्म/ आवेदक का नाम आवेदित सामग्री की मात्रा 
( उदाहरण : 0500030001 - क ख ग निर्यात - 1000 . मी. टन ) 
( इसे "विषय " के लिए दिए गए स्थान में भरें ) 
संदेश का खाका ( ई मेल की विषय वस्तु ) 


.. - . - . - . . - 


- . - 


- 


- . 910 


- 


- 


- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
पंक्ति 1: आई ई कोड ( उदाहरण : 0500030001 ) 
पंक्ति 2: नाम ( उदाहरण क ख ग निर्यात ) 
पंक्ति 3 : आवेदित सामग्री की मात्रा ( मीट्रिक टनों में , अंकों तथा शब्दों दोनों में ) ( उदाहरण 1000 मी. टन एक हजार मीट्रिक टन ) . 
पंक्ति 4 : आई टी सी ( एच एस ) कोड ( उदाहरणः 5201 अथवा 5203 ) 
पंक्ति 5 : रिक्त 
पंक्ति 6 -13: कपास वर्ष 2008 - 09 और 2009- 10 में कपास के पूर्व निष्पादन का ब्यौरा 
पंक्ति 6: कपास वर्ष 2008 - 09 में निर्यात निष्पादन ( उदाहरण : 1000 मीट्रिक टन ) 
पंक्ति 7: कपास वर्ष 2009 -10 में निर्यात निष्पादन ( उदाहरणः 1500 मी . टन ) 
पंक्ति 8 : उपर्युक्त पंक्ति 6 और 7 के बीच अधिक मात्रा ( उदाहरण : 1,500 मीट्रिक टन ) 
पंक्ति 9 -14 : आवेदक द्वारा दी जाने वाली कोई अन्य सूचना 
पंक्तियाँ 15 - 24 : आवदेक का ब्यौरा 
पंक्ति 15: आवदेक का नाम ( जिसके नाम पर आई ई सी जारी किया गया है ( उदाहरणः क ख ग निर्यात ) 
पंक्ति 16: स्पष्ट डाक का पता 
पंक्ति 17 : ( उदाहरण : डी - 402 , प्रथम तल ) 
पंक्ति 18 : करीम नगर , नई दिल्ली -110010 ) 
पंक्ति 19 : फोन नं. एस टी डी कोड सहित ( उदाहरण : 011 - 23456789 ) 
पंक्ति 20: फैक्स नं. ( उदाहरण : 011 - 23456793 ) 
पंक्ति 21: ई मेल ( उदाहरण : abcexports @ yahoo. com ) 
पंक्ति 22 : वैकल्पिक ई मेल ( उदाहरण : ashokbhalla @gmail. com ) 
( आवेदन इन दो ई मेलों में से एक से ही होना चाहिए ) 
पंक्ति 23 : आवेदन भेजने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ( उदाहरणः अशोक भल्ला ) 
पंक्ति 24: प्राधिकृत व्यक्ति का फोन नं . (लैंडलाईन और सैलफोन ) 


ई मेल का अंत 


टिप्पणी 1 : आबंटन के बाद, पात्र आवेदक अनुलग्नक 2 के अनुसार आवेदक फर्म के अधिकारिक पत्र शीर्ष पर घोषण सहित 

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उपरोक्त आवेदन की हार्ड प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा । 
सार्वजनिक सूचना सं. ( आर ई- 2010 ) 2009- 2014 , दिनांक जून , 2011 का अनुलग्नक -II 

घोषणा / वचनबद्धता 
1. मैं/ हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दिया गया विवरण और कथन मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास के 
अनुसार सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 

2. मैं/ हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी साबित होने पर मुझे हमें कोई 
भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 

3. मैं /हम यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 के प्रावधानों और विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया 
पुस्तक खण्ड 1 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 2 और आईटीसी ( एचएस ) के अधीन बने नियमों और आदेशों के पालन की शपथ लेता हूँ / लेते हैं । 
मैं यह भी वचन देता हूँ कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कपास के निर्यात हेतु पंजीकरण प्रमाण - पत्र प्रदान करने के बाद निष्पादन के मामले 
में मुझे भावी आबंटनों से विवर्जन सहित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 ( यथा संशोधित ) की धारा 11 (2 ) के तहत 
दण्डात्मक परिणाम भुगतने होंगे । 

4.. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस घोषणा- पत्र को सत्यापित और हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत हूँ । 
आवेदक के हस्ताक्षर 

स्थान 
नाम 

तारीख 
पदनाम 
कार्यालय का पता 
दूरभाष सं. 
सैल फोन सं. 
फैक्स सं . 
ई मेल 
आवासीय पता 


- 


- - 


+ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI _ SEC . 1] 
टिप्पणी 2 : पंजीकरण प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज ( उपर्युक्त टिप्पणी -1 में 

निर्धारित दस्तावजों के अलावा ) 
( क ) निम्नलिखित सहित निर्यात संविदा की प्रति 

(i) पुष्ट एवं अपरिवर्तनीय साख पत्र (एल सी ) की प्रति. अथवा 
(ii ) 100% अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में संबंधित विदेशी क्रेता से परेषण की पावती दर्शाने वाला बैंक 

का एफआईआरसी 


अथवा 


(iii ) न्यूनतम 25 % अग्रिम भुगतान एवं सुपुर्दगी के मद्दे शेष नकद ( सीएडी) । 
( ख ) आईईसी की प्रति 
( ग ) पिछले दो कपास वर्ष 2008 - 09 और 2009 - 10 में से प्रत्येक में निर्यातित कपास की मात्रा के प्रमाण के रूप में सनदी लेखाकार 

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्व - घोषणा 
सार्वजनिक सूचना सं. ( आर ई - 2010 ) 2009 - 2014 , दिनांक जून , 2011 का अनुलग्नक - III 

घटनाक्रम 
1. सार्वजनिक सूचना जारी की जानी है 

शुक्रवार 17 जून , 2011 
2. आवेदन की प्राप्ति 
आरम्भ तिथि : 

12.00 बजे, सोमवार 20 जून , 2011 
समाप्ति तिथि : 

17.00 बजे, शनिवार , 25 जून , 2011 
3. आवेदन पर कार्यवाही 

मंगलवार 5 जुलाई, 2011 तक 
4. आबंटन की घोषणा 

बुधबार 6 जुलाई, 2011 
दस्तावेज की प्रस्तुति , जाँच और पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी करना 
आरम्भ तिथि : 

10. 00 बजे, बृहस्पतिवार, 7 जुलाई , 2011 . 
समाप्ति तिथि : 

15.00 बजे, शुक्रवार 15 जुलाई, 2011 
6. निर्यात की वैधता अवधि 

. बृहस्पतिवार , 15 सितम्बर , 2011 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 17th June, 2011 

No. 55 ( RE - 2010)/ 2009 - 2014 
Subject : Conditions and modalities for registration of contracts for additional quantity of 10 lakh bales 

(1,70 , 000 MTs ) of cotton with DGFT . 

No . 01/91/ 180/ 1194 / AM 10 /Export Cell. - In exercise ofthe powers conferred under Paragraph 2.4 ofthe Foreign 
Trade Policy, 2009- 2014 , as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the following 
procedure for export of 10 lakh bales ( 1, 70 , 000 MTs ) of cotton . Notification No. 57 (RE -2010 ) /2009- 2014 , dated 9th June, 2011 
has now permitted export of65 lakh bales of cotton during the current Cotton Year 2010 - 11 ( 1 - 10 - 2010 to 30 - 9 - 2011) subject 
to registration of contracts with Directorate General ofForeign Trade for export of cotton under ITC (HS) Code 5201 & 5203 . 

2. Out of the above quantity of 65 lakh bales, allocation of 55 lakh bales has already been made by the Textile 
Commissioner, Mumbai in October , 2010 and subsequently by DGFT in January, 2011. Accordingly , for balance export of 10 
lakh bales (1, 70 , 000 MTs ) of cotton, applications are invited for grant of registration certificates , as per the procedure 
prescribed below . 

3 . Application for registration certificate may be sent ( through e-mail only). The address for sending the e -mails is : 
cottonexport- dgft @ nic . in . Such applications may be sent between 12 noon of Monday 20th June, 2011 and 5 p .m . of 
Saturday 25th June, 2011. The format of e-mail is given in Annexure -I. 


[ 411 I gue 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ht 


4. Allocation will be made as per the following criteria : 
(1) An applicant must have exported cotton in either of the two previous cotton years (1st October to 30th 

September ) 2008 -09 ,2009 - 10 ; 
(ii) Allocation will be done on a pro rata basis with a ceiling of 4 ,250 MTs per IEC ( equal to 25 ,000 bales ) and 

floor of 100 MTs per IEC . ( 100MTs would come to 4 container load ; if a standard bale of cotton contains 
170 kgs, then 150 such bales would constitute approximately 25 MTs or 1 container load ; so 600 bales would 

be 4 container load ); 
( iii) An applicant can apply for a quantity which is the higher of its export of cotton in the two previous cotton 

years (2008 -09 and 2009 - 10 ) subject to a quantity ceiling of 4 ,250 MTs. All applicationsmust be in Metric 

Tons (MTs) only. 

5 . Procedure to obtain registration from RegionalAuthorities . After the allocation is made (as described at 
para 4 above ), the applicants shallhave to submit the following documents to the concerned RegionalAuthority of DGFT 
(RAs) for issue ofRegistration Certificate : 

(a) Copy of Export Contract along with 

A Copy of confirmed and irrevocable Letter of Credit (LC). ( Itmay be noted that once LC is opened in the 
name of a particular firm , the same cannot be transferred or amended in the nameof other firm ), 
or 
FIRC from Bank showing receipt of remittance from the concerned foreign buyer as proofof having received 
100 % Advance Payment 
or 

a minimum of 25 % Advance Payment and balance Cash Against Delivery (CAD ), 
( 12) Declaration /Undertaking in the format given in Annexure- II, on the letter head of the firm 
(c) Copy of IEC 

These documents would need to be submitted within period specified in Annexure- III . 

6 . Issue of Registration Certificate . After scrutinizing the documents soreceived , and if found eligible , the 
applicant shall be issued a Registration Certificate by the concerned Regional Authority (RAS). Export against such 
registered contracts shall be completed by 15th September 2011. 

7. Failure to submit the documents . — Applicants who fail to submit the stipulated documents within prescribed 
time or where documents are found to be incorrect , that applicant shall be declared ineligible . They will forfeit their right to 
seek further allocation . 

8 . Name of the applicant firm should not be in the DEL . The firmswhose name appear in the Denied Entity List 
(DEL ) shall have to get their name removed from DEL before the stipulated date failing which registration certificate will not 
be issued to them . 

9. Failure to Export : penalty - - Failure to export the allocated quantity within the stipulated timewould invite 
debarment from further allocation. In addition , penalaction as per Section 11(2) of theForeign Trade (D & R ) Act would also 
be initiated. For ready reference Section 11 (2) is extracted below : 

“ 11 (2 ). Where any person makes or abets or attempts to make any export or import in contravention of any 
provisions of this Act or any rules or order made thereunder or the Foreign Trade Policy, he shall be liable to 
a penalty of not less than ten thousand rupees and not more than five times the value of the goods or services 

or technology in respect of which any contravention is made or attempted to bemade, whichever is more." 
10 . Calendar of events. - Calendar for process of applications,issue ofRC and export is provided in Annexure - III. 

11. Effect of this Public Notice.--- Through Notification No. 57 of 9 -6 - 2011, the cap on export of cotton in the 
current cotton year has been increased to 65 lakh bales from 55 lakh bales. For allocation of this additional quantity of 
10 lakh bales, the above procedure has been prescribed . 

ANUP K . PUJARI,Director General of Foreign Trade 


Annexure -I to Public Notice No. (RE -2010 )/ 2009-14 Dated June, 2011 

SAMPLE FORMAT FOR SENDING APPLICATION BY E -MAIL TO cottonexport-dgft @ nic. in 
Subject header of E -mail: IE Code - Nameof the Firm /Applicant-Quantity applied for 

(Example : 050003 0001-ABC Exports - 1000 MTs ) 

(Fill this in the “ Subject" field ) 
Message Body ( Content of E-mail) 
Line 1 : LE Code(Example :0500030001) 
Line 2 : Name (Example : ABC Exports ) 


2299 an 11 -2 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC. 1] 


LA 


Line 3 : Quantity applied for (In MTs, both in figure and words).(Example 1000 MTs, One ThousandMetric Tonnes) 
Line 4 : ITC (HS) Code (Example :5201 or 5203 ) 
Line 5 : Blank 
Lines 6- 13 : Details of past performance of cotton in the Cotton years ,2008-09 & 2009 - 10 
Line 6 : Exportperformance in Cotton Year, 2008-09 (Example: 1,000 MTs ) 
Line 7 : Export performance in Cotton Year, 2009- 10 (Example : 1, 500 M ?s) 
Line 8: Higher quantity between Line 6 and Line 7 above (Example : 1, 500 MTS) 
Lines 9- 14: Any information that the applicant wishes to submit . 
Lines 15 -24 : Details of Applicant 
Line 15 : Name of the Applicant ( in whose name IEC has been issued ) (Example : ABC Exports ) 
Line 16 ; 1 Exact Postal Address 
Line 17 : 1 (Example : D -402, 1st Floor , 
Line 18 : 1 Karim Nagar, New Delhi- 110010 ) 
Line 19 : Phone Number (s ) with STD Code (Example : 011-23456789) Line 20: Fax Number (Example : 011-23456793 ) 
Line 21 : E -mail (Example :abcexports @ yahoo .com ) 
Line 22 : Alternative E -mail (Example : ashokbhalla @ gmail.com ) (Application must be from one ofthese two E-mails ) 
Line 23 : Name of the authorized person sending the application (Example: Ashok Bhalla ) 
Line 24 : Phone No. of the authorized person (Landline & Cell phone) 

· End of E -mail 
Note 1 : After allocation, eligible applicant shall submit hard copies of above application , duly signed by authorized 

person along with declaration on the official letter head of applicant firm as per Annexure - II . 
Annexure - II to Public Notice No. (RE -2010 )/2009 - 14 Dated June, 2011 

DECLARATION UNDERTAKING 
1. I/Wehereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the 
best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held therefrom . 

2.I /We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/ 
us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 

3 . 1/We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R )Act , 1992 , as amended , the Rules and Orders framed 
thereunder, FTP, HBP v 1 and HBP v 2 and ITC (HS). I also undertake that in the event of non -performance after grantof 
Registration Certificate for export of cotton by the Directorate General of Foreign Trade, I shall be liable to Penal Action 
under Section 11(2 ) of Foreign Trade (Development and Regulation )Act, 1992, (as amended ), including debarment from 
future allocations. 

4. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration . 
Signature of the Applicant 

Place 
Name 

Date 
Designation 
Official Address 
Telephone No. 
Cell Phone No. 


Fax No. 


E -mail 


Residential Address 


[ 


1 - gus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note 2 : Required documents for submission by eligible applicants for obtaining RC ( In addition to documents 

prescribed in Note 1 above ) 
(a ) Copy ofExport Contract along with 

(1) A copy of confirmed and irrevocable Letter of Credit(LC ), or 
(i ) FIRC from Bank showing receipt of remittance from the concerned foreign buyer as proof of 

having received 100 % Advance Payment 


or 


( i ) a minimum of 25 % Advance Payment and balance Cash Against Delivery (CAD ) . 
(b ) Copy of IEC 
(c) Self-declaration countersigned by a Chartered Accountant evidencing quantity of cotton exported 

in each of the two previous Cotton Years, 2008 -09 and 2009- 10 


Annexure- III to Public Notice No . (RE -2010)/2009 -2014 Dated June, 2011 

CALENDAR OF EVENTS 


Friday, 17th Jnue. 2011 


1. Public Notice to be issued on 
2. Receipt of Application 

Start Date 

Close Date : 
3. Processing of applications 
4 . Declaration of Allocation 
5. Document submission , Scrutiny and Issue of RC 


1200 hours, Monday 20th June, 2011 
1700 hours , Saturday 25th June, 2011 
Up to Tuesday 5th July , 2011 
Wednesday, 6th July , 2011 


Start Date : 


Close Date : 
6 . Validity period of export 


1000 hours, Thursday, 7th July 2011 
1500 hours, Friday 15th July 2011 
Thursday 15th September 2011 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


